निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 369 ) 


19 चैत्र 1936 ( श ) 
पटना, बुधवार , 9 अप्रील 2014 


निर्वाचन विभाग 


अधिसूचना 

9 अप्रील 2014 
सं0 बी1 - 3 -72 / 2014 - 28 — लोक सभा का आम निर्वाचन , 2014 के अवसर पर 13 - मधेपुरा एवं 25 - खगड़िया संसदीय निर्वाचन 
क्षेत्रों में मतदान के समय में परिवर्तन से संबंधित भारत निर्वाचन आयोग , नई दिल्ली की अधिसूचना सं0 - 464 / बिहार - लो.स./ 2014 दिनांक 
05.04.2014 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए पुन: प्रकाशित की जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से, 

हुसैन यूसुफ रिजवी, 

संयुक्त सचिव । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 9 अप्रील 2014 

भारत निर्वाचन आयोग 


- - - - - 


अधिसूचना 
निर्वाचन सदन , अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001 तारीख 5 अप्रैल, 2014 / 15 चैत्र , 1936 ( शक ) 
___ सं0 464 / बिहार - लोस / 2014: - यतः, भारत निर्वाचन आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 56 
के साथ पठित धारा 30 के अंतर्गत दिनांक 2 अप्रैल , 2014 की अपनी अधिसूचना संख्या 464 / 2014 (7) के द्वारा बिहार राज्य में 13 - मधेपुरा 
और 25 - खगड़िया संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए तारीख 30 अप्रैल, 2014 को होने वाले मतदान में मतदान का समय प्रायः 7.00 बजे से 
सायं 6. 00 बजे नियत किया था, और 

अतः मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार की रिपोर्ट पर विचार करने और कानून एवं व्यवस्थ परिदृश्य सहित अन्य सभी तथ्यात्मक 
परिस्थितयों को ध्यान में रखते हुए, भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार राज्य में पूर्वोक्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में , मतदान के समय को 
परिवर्तित करने का निर्णय लिया है, और, 

अतः, अब साधारण खण्ड अधिनियम 1897 (1897 का 10 ) की धारा 21 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की 
धारा 56 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं0 464 / 2014 (7) दिनांक 2 अप्रैल, 2014 में 
निम्नलिखित संशोधन करता है, आर्थात , 

उक्त अधिसूचना की अनुसूची के नीचे दी गई तालिका में, बिहार राज्य में संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन क्षेत्र के सम्मुख 
कॉलम (3) में विद्यमान प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित प्रतिष्टियां प्रतिस्थापित की जायेंगी, आर्थत् 


संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या व नाम 


मतदान का समय 


मतदान की तारीख 

2 


3 


30 अप्रैल , 2014 ( वृहस्पतिवार ) 
| 30 अप्रैल, 2014 ( वृहस्पतिवार ) 


पूर्वा 7. 00 बजे से अप. 4.00 बजे तक 
पूर्वा 7.00 बजे से अप.4. 00 बजे तक 


13 - मधेपुरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 
77 - महिषी वि. स. 
70 - आलमनगर वि . स. 
71 -बिहारीगंज वि .स . 
73 - मधेपुरा वि. स . 
74 - सोनबरसा ( अजा.) वि. स. 
75 - सहरसा वि. स. 


| 30 अप्रैल , 2014 (वृहस्पतिवार ) 


| पूर्वा 7.00 बजे से अप.4.00 बजे तक 


25 - खगडिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 
76 - सिमरी बिख्तियारपुर वि . स. 
148 - अलौली ( अ. जा.) 
140 - हसनपुर वि . स . 
149 - खगडिया वि . स 
150 - बेलदौर वि .स . 
151 - परबत्ता वि. स. 


30 अप्रैल , 2014 (वृहस्पतिवार) 


पूर्वा 7.00 बजे से अप.4.00 बजे तक 


आदेश से, 
आर0 के0 श्रीवास्तव, 

प्रधान सचिव 
भारत निर्वाचन आयोग । 


ELECTION COMMISSION OF INDIA 


NOTIFICATION 
Nirvachan Sadan , Ashok Road , New Delhi- 110001 Dated : 5th April, 2014 / 

15 Chaitra, 1936 ( Saka ) 
___ No . 464 / BR- HP/ 2014: - Whereas , the Election Commission of India by its 
Notification No 464 / 2014 (7 ) dated 21 April, 2014 issued under Section 30 read with 
Section 56 of the Representation of the People Act, 1951 ( 43 of 1951) has fixed hours of 
poll in respect of 13 - Madhepura and 25 - Khagaria and Parliamentary Constituencies inthe 
State of Bihar from 7 .00 AM to 6 . 00 PM to be taken on 30 “ April , 2014 , and 


PER JGTC (3HTERUT), 9 31014 2014 


Whereas , after considering the report of Chief Electoral Officer, Bihar and taking 
into account all other material circumstances including the Law and Order scenario , the 
Election Commission of India has decided to change the hours of poll in the aforesaid 
parliamentary Constituencies in the State of Bihar: 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by Section 56 of the 
Representation of the People Act, 1951 read with Section 21 of the General Clauses Act, 
1897 ( 10 of 1897) , the Election Commission of India hereby makes the following 
amendment in its Notification No 464 / 2014 ( 7 ) dated 2nd April , 2014 referred to above 
namely : 

In the Table below the Schedule to the said Notification , for the existing entry in 
column ( 3 ), against Parliamentary Constituency in the State of Bihar the following entries 
shall be substituted , namely : 


Hours of Poll 


7 . 00AM to 4 . 00PM 
7 . 00AM to 4 . 00PM 


| 


No. & Name of Parliamentary 

Date of Poll 
Constituency 

2 
13 -Madhepura Parliamentary Constituency 
77 -Mahisi AC 

30th April , 2014 ( Thursday ) 
70 - Alamnagar AC 

30h April, 2014 ( Thursday ) 
71- Bihariganj AC 
73 -Madhepura AC 
74 -Sonbarsha ( SC ) AC 
75 - Saharsa AC 
25 - Khagaria Parliamentary Constituency 
76 - Simri Bakhtiarpur AC 

30 “ April, 2014 ( Thursday ) 
148 - Alauli (SC ) 
140 -Hasanpur AC 

30th April, 2014 ( Thursday ) 
149 -Khagaria AC 
150 - Beldaur AC 
151- Parbatta AC 


7 . 00AM to 4 .00PM 


7 .00AM to 4 .00PM 


By Order , 
R . K . SRIVASTAVA , 

Principal Secretary , 
Election Commission of India . 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
PET JHC (3HTERUT ) 369 -571+ 300 -SOãouto 

Website : http : // egazette .bih .nic .in 


